निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


17 चैत्र 1932 ( श ) 
पटना, बुधवार , 7 अप्रील 2010 


( सं० पटना 250 ) 


विधि विभाग 


- - 


- 


अधिसूचना 

1 अप्रील 2010 
एस0ओ0 72 , दिनांक 7 अप्रील 2010 — सूचना का अधिकार अधिनियम , 2005 के कार्यान्वयन से 
संबंधित पूर्व में निर्गत अधिसूचना सं0 - बी0/ स्था0 - 22 - 02/ 2007 - 68 / जे0 , दिनांक 17 जनवरी 2008 में आंशिक 
संशोधन करते हुये श्री लाल बाबू गुप्ता , अवर सचिव , विधि विभाग को लोक सूचना पदाधिकारी का कार्य 
सम्पादन करने हेतु अगले आदेश तक नियुक्त किया जाता है । 

2. उक्त अधिसूचना की शेष बाते यथावत रहेंगी। 
3. यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा । 

( संचिका सं0 बी0/ स्था0 - 22 - 02 / 07 / 1709/ जे0 ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

राजेन्द्र कुमार मिश्र , 
सरकार के सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 250 -571 + 100-डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic .in 


